निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 643 ) पटना , बुधवार , 1 सितम्बर 2010 


पथ निर्माण विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2010 
सं0 निग / सारा -1 (मुख्याo)- 58 / 2010 -10907 ( एस) – श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, बिहार 
पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना की सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या - 3677 ( एस) दिनांक 13 मार्च 
2008 द्वारा कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को सौपी गई । 
अपर महानिदेशक - सह - अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्र संख्या -1177 , 
दि0 26 मई 2008 द्वारा सूचना दी गयी कि उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 19 मार्च 2008 
को निगम में योगदान दिया गया परन्तु उनके द्वारा अपना पदभार ग्रहण नहीं किया गया तथा योगदान की तिथि से 
बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं । अपर महानिदेशक - सह - अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन 
निर्माण निगम, पटना के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक - 8342 (एस) दिनांक 23 जून 2008 द्वारा श्री सिंह 
से स्पष्टीकरण से मांग की गयी । 

2. श्री सिंह के पत्रांक - शून्य दिनांक 05 जुलाई 2008 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा मुख्य रूप 
से पुलिस भवन निर्माण निगम में चल रहे हड़ताल के टूटने पर ही पदस्थापन हो सकने की जानकारी निगम 
कार्यालय से होने, निगम कार्यालय के संपर्क में रहने, भूलवश योगदान में पत्राचार का पता अंकित नहीं किये जाने 
का उल्लेख किया गया । श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक - 10248 ( एस ) डब्लू0ई0 दिनांक 01 
अगस्त 2008 द्वारा अपर महानिदेशक - सह - अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से 
मंतव्य की मांग की गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 1 सितम्बर 2010 


3. अपर महानिदेशक - सह - अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के 
पत्रांक - सी0एम0डी0 / 295 , दिनांक 23 जून 09 से प्राप्त मंतव्य में स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद एवं तथ्य से परे बताते 
हुए आदेश की उपेक्षा एवं अवहलेना के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया गया और कार्रवाई की अनुशंसा की गयी । 
तत्पश्चात् संपूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को 
मान्य नहीं पाते हुए सम्यक रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार उन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है : 
( क ) इनकी एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 643 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


